निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 520 ) 


13 आश्विन 1934 ( श ) 
पटना, शुक्रवार, 5 अक्तूबर 2012 


2 


गृह ( कारा ) विभाग 

- - 
अधिसूचना 

13 अप्रील 2012 
सं0 कारा / स्था० ( अधी0 ) - 01 - 13 / 10 - 1556 — बिहार कारा सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को अधीक्षक , 
उपकारा से अधीक्षक मंडल कारा के पद पर वेतनमान पे बैण्ड - 15600 - 39100 ग्रेड पे - 5400 में अधिसूचना निर्गत की 
तिथि से प्रोन्नति दी जाती है : 
| क्र० । पदाधिकारी का नाम 

औपबंधिक कोटि क्रमांक 

___ 3 
1 | श्री जयशंकर प्रसाद सिन्हा 

01 
श्री ओम प्रकाश गुप्ता 

09 
श्री उमाकान्त शरण 
| श्री रविन्द्र कुमार चौधरी 
श्री रूपक कुमार 

21 
| 6 | श्री जीतेन्द्र कमार 

22 
7 | श्री नीरज कुमार झा 

23 
| 8 | श्री संजय कुमार चौधरी 

2. प्रोन्नति प्राप्त उक्त पदाधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन पर कार्यरत रहते हुए पुनः उक्त पद का प्रभार 
ग्रहण करेंगे और प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लक्ष्मी प्रसाद चौहान, 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्र0 ) । 


10 


Noor-N-- 


24 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 520 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http ://egazette .bih . nic. in 


